पंजीकरण संख्या - यू0 ए0 / डी 0 ओ0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2015--17 


सरकारी 


गजट, 

उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

रुड़की 
खण्ड -16 ] रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 नवम्बर, 2015 ई० ( कार्तिक 16, 1937 शक सम्वत् ) [ संख्या-45 

विषय - सूची 
प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग - अलग दिये गए हैं , जिससे उनके अलग - अलग खण्ड बन सकें 
विषय 

वार्षिक चन्दा 


पृष्ठ संख्या 


रु ० 


3075 


725-728 


1500 


995-996 


1500 


975 


सम्पूर्ण गजट का मूल्य 
भाग 1 - विज्ञप्ति - अवकाश , नियुक्ति , स्थान-नियुक्ति , स्थानान्तरण , 

अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 
भाग 1 - क - नियम , कार्य -विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको 

उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों के 

अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 
भाग 2 - आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान , जिनको केन्द्रीय 

सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया , हाई 
कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे 

राज्यों के गजटों के उद्धरण 
भाग 3 - स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़- पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड 

एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) तथा 
पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों 

अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 
भाग 4 - निदेशक , शिक्षा विभाग , उत्तराखण्ड 
भाग 5 - एकाउन्टेन्ट जनरल , उत्तराखण्ड 
भाग 6 - बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए 

जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों 

की रिपोर्ट 
भाग 7 - इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य 

निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां 
भाग 8 - सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 
स्टोर्स पर्चेज - स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़ - पत्र आदि 


25-28 


975 


975 


975 


975 


975 


263 


975 


- 


1425 


725 - क 


726 


उत्तराखण्ड गजट, 07 नवम्बर, 2015 ई० ( कार्तिक 16, 1937 शक सम्वत्) 

[ भाग 1 
भाग 1 
विज्ञप्ति - अवकाश, नियुक्ति, स्थान -नियुक्ति , स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस 

औद्योगिक विकास अनुभाग -1 

कार्यालय - ज्ञाप 

23 अक्टूबर, 2015 ई ० 
संख्या 1693 / VII - 1 / 26- अधिष्ठान / 2015 - कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से श्री एस ० एल ० पैट्रिक , 
संयुक्त निदेशक / मुख्य खान अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को 
अपर निदेशक, भूवैज्ञानिक एवं खनिकर्म के पद वेतनमान ₹ 37,400-67,000, ग्रेड वेतन ₹ 8700 में नियमित 
चयनोपरान्त पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

अपर निदेशक, भूवैज्ञानिक एवं खनिकर्म के पद पर पदोन्नत श्री एस0 एल 0 पैट्रिक , उत्तराखण्ड भू - तत्व 
एवं खनिकर्म सेवा ( संशोधन) नियमावली , 2015 के प्राविधानानुसार छ: माह की परिवीक्षा पर रहेंगे । 

उक्त पदोन्नति मा 0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या 233 / (एस0 बी 0) / 2015, 
गंगाधर प्रसाद बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी । 


2 . 


3 . 


आज्ञा से , 


राकेश शर्मा, 


मुख्य सचिव । 


संख्या 834 / XLI - 1 / 2015-74 ( प्रशि० ) / 2015 


प्रेषक , 


आर0 के 0 सुधांशु, 
सचिव , 
उत्तराखण्ड शासन । 


सेवा में , 

निदेशक , 


प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड, 

हल्द्वानी , नैनीताल । 
प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग -2 

देहरादून, दिनांक 07 अक्टूबर, 2015 
विषयः- प्रशिक्षण विभाग के अधीन सृजित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन हेतु पदों की स्वीकृति के 

संबंध में । 
महोदय , 

उपरोक्त विषयक प्रशिक्षण विभाग के अधीन प्रदेश के विभिन्न स्थानों में मा 0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा तथा 
समय - समय पर शासन स्तर से लिये गये निर्णयों के क्रम में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना विभिन्न 
शासनादेशों के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है । 

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थानों में न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर 
व्यवसायों / यूनिटों को स्वीकृत करते हुए मानक के अनुसार संस्थानों के संचालन हेतु कुल 169 अस्थायी पदों को 
निम्नलिखित विवरणानुसार शासनादेश निर्गत होने की तिथि अथवा पद को भरे जाने की तिथि, जो भी बाद में हो , 
से दिनांक 29.02.2016 तक के लिए बशर्ते की ये पद इसके पूर्व बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जायें , 
को सृजित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं : 


727 


भाग 1] 


क्र ० सं ० 


ग्रेड- पे 

₹ 


वाले पद 


4,200 


1 . 


4,200 


2 . 


3 . 


उत्तराखण्ड गजट, 07 नवम्बर , 2015 ई ० ( कार्तिक 16 , 1937 शक सम्वत् ) 
पदनाम स्वीकृत किये जाने वेतनमान वेतन बैण्ड 

₹ 
कार्यदेशक 

10 

9,300-34,800 02 
व्यवसाय अनुदेशक 

70 

9,300-34,800 02 
अनुदेशक इम्पा० स्किल 

10 

9,300-34,800 02 
अनुदेशक गणित / कला 

09 

9,300-34,800 02 
प्रधान सहायक 

10 

9,300-34,800 02 
वरिष्ठ सहायक 

10 

5,200-20,200 01 
सहायक स्टोर कीपर 

10 

5,200-20,200 01 
चपरासी 

10 
कार्यशाला परिचर 

10 

आउट सोर्स 
चौकीदार 

10 


4,200 
4,200 
4,200 


4 . 


5 . 


2,800 


6 . 


2,400 


7 . 


8 . 


9 . 


10 . 


10 


11 . 


स्वच्छक 


169 


क्र ० 


व्यवसाय का नाम 


4 


5 


3 


1 


06 


96 


योग 
3. उपरोक्त के अतिरिक्त राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में निम्नानुसार व्यवसायों, यूनिट व छात्र 
संख्या की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है : 
पूर्व स्थापित औद्योगिक 

प्रशिक्षार्थी 

यूनिट संख्या 
सं ० प्रशिक्षण संस्थान का नाम 

की संख्या 
2 
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 1. इलेक्ट्रीशियन 
संस्थान , हाफला ( चमोली ) 2. मोटर मैकेनिक 

( प्रति व्यवसाय 02 यूनिट ) 
3. वेल्डर 
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 1. इलेक्ट्रीशियन 
संस्थान , बण्ड ( चमोली ) 

( प्रति व्यवसाय 02 यूनिट) 

3. मोटर मैकेनिक 
3 . राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 1. इलेक्ट्रीशियन 
संस्थान , हेलंग ( चमोली) 

( प्रति व्यवसाय 02 यूनिट ) 


1 . 


06 


96 


2 . 


2. वेल्डर 


06 


96 


2. वेल्डर 
3. फिटर 


06 


96 


4 . 


राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 1. इलेक्ट्रीशियन 
संस्थान, भींगराड़ा ( चम्पावत ) 2. मोटर मैकेनिक 


( प्रति व्यवसाय 02 यूनिट ) 


3. फिटर 


10 


160 


5 . 


( प्रति व्यवसाय 02 यूनिट ) 


08 


136 


6 . 


( प्रति व्यवसाय 02 यूनिट ) 


राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 1. फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्रोसेसर 
संस्थान ( म०), महुवाखेड़ागंज, 2. फैशन टेक्नोलॉजी 
काशीपुर (ऊधमसिंह नगर ) 3. हेयर एण्ड स्किल केयर 

4. आर्किटेक्चरल असिस्टेन्ट 

5. लैबोरेट्री असिस्टेन्ट 
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 1. फैशन टेक्नोलॉजी 
संस्थान ( म 0), ढकरानी, 2. हेयर एण्ड स्किल केयर 
विकासनगर (देहरादून ) 3. आर्किटेक्चरल असिस्टेन्ट 

4. स्टेनोग्राफी, हिन्दी 
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 1. फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्रोसेसर 
संस्थान ( म ० ). बन्दरजूड, 2. फैशन टेक्नोलॉजी 
भगवानपुर (हरिद्वार ) 3. हेयर एण्ड स्किल केयर 

4. रेडियोलॉजी टेक्नीशियन 
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 1. इलेक्ट्रीशियन 
संस्थान, सिकरोढ़ा ( हरिद्वार) 2. लैब टेक्नीशियन 

3. मारकेटिंग एग्जिक्यूटिव 
4. हेयर एण्ड स्किल केयर 


08 


128 


7 . 


( प्रति व्यवसाय 02 यूनिट ) 


08 


128 


8 . 


( प्रति व्यवसाय 02 यूनिट ) 


728 


उत्तराखण्ड गजट, 07 नवम्बर, 2015 ई० ( कार्तिक 16, 1937 शक सम्वत् ) 


[ भाग 1 


1 


2 


3 


4 


5 


9 . 


06 


96 


( प्रति व्यवसाय 02 यूनिट) 


राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 1. इलेक्ट्रीशियन 
संस्थान, ताकुला 

बसौली 2. फिटर 
( अल्मोड़ा) 

3. वेल्डर 
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण 1. इलेक्ट्रीशियन 
संस्थान , रेगडू ( चम्पावत ) 2. मोटर मैकेनिक 


8 . 


06 


96 


( प्रति व्यवसाय 02 यूनिट ) 


3. वेल्डर 


4 . 


: 


उक्त आदेश वित्त विभाग के अशा0संख्या : 65 (P) / xxVII (5) / 2015. दिनांक 07.10.2015 में प्राप्त 
उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं । 


आज्ञा से , 
आर0 के 0 सुधांशु. 

सचिव । 


वित्त अनुभाग -8 

अधिसूचना 

12 अक्टूबर , 2015 ई ० 
संख्या 623/2015/12(100) / xxvii (8) / 2003- श्री राज्यपाल महोदय , उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम , 
2005 की धारा 54 की उपधारा ( 2) के खण्ड (क ) के क्रम में उक्त धारा की उपधारा (4) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करके मा ० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के परामर्श से श्रीमती शादाब बानो, सप्तम अतिरिक्त जिला 
एवं सत्र न्यायाधीश, देहरादून को उनके वर्तमान दायित्वों के साथ - साथ उक्त अधिनियम के द्वारा गठित अधिकरण को 
सौंपे गये कार्यों का निष्पादन करने के लिये सदस्य के रूप में नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । 

आज्ञा से , 
अमित नेगी, 


सचिव । 


विधान सभा सचिवालय 

उत्तराखण्ड 
( अधिष्ठान अनुभाग ) 
विज्ञप्ति / नियुक्ति 

13 अक्टूबर, 2015 ई ० 
संख्या 1171 / वि ० स 0 / 109 / अधि 0 / 2001 - विधान सभा सचिवालय की पूर्व निर्गत विज्ञप्ति / नियुक्ति 
आदेश संख्या 1156 / वि ० स 0 / 109 / अधि 0 / 2001, दिनांक 12 अगस्त, 2013 एवं सचिवालय प्रशासन विभाग , 
उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 364 / xxxi( 4) / 15-88( P.E.) / 2015, दिनांक 24 सितम्बर, 2015 में प्रदत्त सहमति 
के क्रम में श्री मदन सिंह कुंजवाल , वरिष्ठ निजी सचिव, उत्तराखण्ड शासन की संयुक्त सचिव के एक स्थायी एवं रिक्त 
पद वेतनमान ₹ 37,400-67,000, ग्रेड पे ₹ 8,700 में प्रतिनियुक्ति अवधि मा 0 अध्यक्ष , विधान सभा के आदेशानुसार 
दिनांक 12 अगस्त, 2015 से आगामी 06 ( छ:) माह के लिए एतद्वारा बढ़ाई जाती है । 


आज्ञा से , 


जगदीश चन्द्र 

सचिव । 


पी ०एस० यू ० ( आर0 ई0) 45 हिन्दी गजट / 644 – भाग 1-2015 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0 ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, 

उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 नवम्बर , 2015 ई0 ( कार्तिक 16, 1937 शक सम्वत् ) 


भाग 1 - क 
नियम , कार्य - विधियां , आज्ञाएं , विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय , विभिन्न विभागों 

के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया 


HIGH COURT OF UTTARAKHAND , NAINITAL 


NOTIFICATION 


October 14 , 2015 


No. 257 /UHC /XIV -a /42/Admin.A / 2011 -- Sri RahulGarg, 2nd Additional District & Sessions Judge , 
Udham Singh Nagar is hereby sanctioned medical leave for 04 days w.e.f. 28-09-2015 to 01.10.2015 . 


By Order of Hon ble the Administrative Judge , 


Sd / 


Registrar (Inspection ). 


कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर 

कार्यालय आदेश 


14 अक्टूबर, 2015 ई ० 
पत्रांक 2623 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / UK06W- 8777 / 2015- वाहन संख्या UK06W-8777, मॉडल 2012, 
चेसिस संख्या MALBB51RLCM4450066 तथा इंजन नं 0 D4FCCU151558 , कार्यालय में श्री देवेन्द्र शर्मा पुत्र 
श्री राम लाल शर्मा, निवासी फ्लैट नं 0 202, रोहन - ए - ब्लॉक, ओमैक्स रिवेरा , रूद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम 
पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 13.10.2015 को आवेदन - पत्र के साथ वाहन का मूल चेसिस नं 0 प्लेट प्रस्तुत करते 
हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग दुर्घटना के कारण पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गया है । वाहन का पंजीयन 
निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर एक बारीय जमा है । वाहन फाइनेन्स से 
मुक्त है । उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 


- 


995 - ख 


996 


उत्तराखण्डं गजट , 07 नवम्बर, 2015 ई० ( कार्तिक 16, 1937 शक सम्वत् ) 

[ भाग 1 - क 
अतः मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी, मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या UKO6W-8777, का पंजीयन चिन्ह एवं 
चेसिस संख्या MALBB51RLCM4450066 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 

कार्यालय आदेश 

23 अक्टूबर, 2015 ई ० 
पत्रांक 2658 / टी 0 आर0 / पंजी0 नि 0 / यूके 06 सीए -3917 / 2015 - वाहन संख्या यूके 06 सीए -3917 ( ट्राली), 
मॉडल 2011, चेसिस संख्या 12UK0601000035, कार्यालय में श्री किशन सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह , निवासी 12 
खमिया , ब्लॉक 2, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है । वाहन स्वामी ने दिनांक 08.10.2015 को 
आवेदन -पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं ० प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर 
संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रब में विक्रय करना चाहता है , साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने 
हेतु अनुरोध किया है । कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.10.2015 तक जमा है । वाहन फाइनेन्स से मुक्त हैं । 
प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव , 
सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण , हल्द्वानी द्वारा समर्पण / निरस्त / जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है । 
उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है । 

अतः मैं , नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी , मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर , मोटर वाहन अधिनियम , 1988 
की धारा 55 ( 2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यूके 06 सीए -3917 ( ट्राली), का पंजीयन 
चिन्ह एवं चेसिस संख्या 12UK0601000035 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ । 


नन्द किशोर. 
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, 

रूद्रपुर, ऊधमसिंह नगर । 


पी ०एस० यू ० ( आर0 ई ०) 45 हिन्दी गजट / 644 – भाग 1 - क -2015 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय , उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू ० ए० / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन 0 / 30 / 2015--17 


सरकारी गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


रुड़की, शनिवार, दिनांक 07 नवम्बर , 2015 ई० ( कार्तिक 16, 1937 शक सम्वत्) 


भाग 3 
स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़ -पत्र, नगर प्रशासन , नोटीफाइड एरिया , टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय ) 
तथा पंचायतीराज. आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया 

कार्यालय जिला पंचायत , पिथौरागढ़ 


सूचना 

23 अक्टूबर, 2015 ई ० 
संख्या 142 / इक्कीस -8 / 2015-16 - जिला पंचायत, पिथौरागढ़ के उपनियमों में आंशिक संशोधन करते हुए 
निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है । इनको उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम , 1961 की धारा 
239ए, धारा 242(2) के अनुसार बनाते हुए शासकीय गजट में प्रकाशित किया जाता है । ये उपनियम शासकीय गजट 
में प्रकाशित होने के उपरान्त ही लागू होंगे । यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति 
लिखित रूप में विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 30 दिन के भीतर अध्यक्ष महोदय , जिला पंचायत को लिखित डाक से / स्वयं 
कार्यालय में उपस्थित होकर दे सकते हैं , 30 दिन के पश्चात् प्राप्त होने वाले आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया 
जायेगा । 

पूर्व की दरें 

नई प्रस्तावित दरें 
1997 , 

( वर्तमान बोर्ड की बैठक प्रस्तावित ) 
क्रमांक व्यवसाय ( जो शासकीय गजट में प्रकाशित है ) 

वर्ष 

₹ में 
(1 ) ( 2) ( 3 ) 

(4 ) 
ठेकेदारी लाइसेन्स शुल्क प्रथम 

2,500.00 
श्रेणी (10 लाख से ऊपर के 
कार्यों हेतु ) 
ठेकेदारी लाइसेन्स शुल्क 

2,000.00 
द्वितीय श्रेणी (10 लाख तक के 
कार्यों हेतु ) 

25 - झ 


वर्ष , 


-2014 


500.00 


1 . 


200.00 


2 . 


[ भाग 3 


1,000.00 
1,000.00 


500.00 


500.00 


2,500.00 
1,500.00 


800.00 


1,200.00 


4,500.00 


15,000.00 
20,000.00 
20,000.00 


छ 


800.00 


20,000.00 
30,000.00 


1,200.00 


26 

उत्तराखण्ड गजट, 07 नवम्बर, 2015 ई ० ( कार्तिक 16 , 1937 शक सम्वत् ) 
(1 ) ( 2 ) 

( 3 ) 
3 . पशु बधशाला एवं मांस विक्रय 
( क ) मांस विक्रय 

500.00 
( ख ) मछली, मुर्गी या अन्य शिकारी विक्रय 

500.00 
( ग) हाट - बाजारों या मेलों में पशु मांस विक्रय 

50.00 
( घ ) मछली, मुर्गी मांस विक्रय पर 

50.00 
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित फैक्ट्रियों एवं विभिन्न प्रकार की मशीनों : 
( क ) आरा मशीन 

1,000.00 
बिस्कुट फैक्ट्री 

200.00 
(ग ) धान मशीन , आटा चक्की 

300.00 
( घ ) लीसा फैक्ट्री 

5,000.00 
( ङ ) ब्रीन्ज फैक्ट्री 

2,000.00 
( च ) सौक्ट मशीन ( खड़िया)) 

5,000.00 
मैग्नासाइट 

1,000.00 
सीमेन्ट फैक्ट्री ( खड़िया ) 

5,000.00 
तेल पिराई मशीन 

300.00 
शराब की दुकान ( देशी) 

20,000.00 
( ट ) शराब की दुकान (विदेशी) 

20,000.00 
वार्निश की दुकान 

500.00 
व्यवसाय : 
1 . चाय , बीड़ी, सिगरेट 

100.00 
2 . होटल व्यवसाय , जहां ठहरने की व्यवस्था हो 

1,000.00 
और 10 से अधिक शयन हो 
( अ) 5 कक्षों से 10 कक्षों के शयन हो 
( ब ) 5 कक्षों से कम शयन हो 

300.00 
3 . इमारती लकड़ी के थोक व्यापारी एवं फर्नीचर 

1,000.00 
4 . इमारती लोहे की दुकान ( दरवाजे खिड़की , 

500.00 
ग्रिल) 
5 . प्लॉस्टिक व चमड़े की दुकान 

100.00 
6 . फुटकर गल्ला विक्रेता 

200.00 
7 . दर्जी, नाई की दुकान 

100.00 
8 . बर्तनों की दुकान 

100.00 
9 . कपड़े की सामान्य दुकान एवं कपड़े की रे ० दु 0 

150.00 
10 . आभूषण की दुकान पर 

200.00 
11 . आभूषण की छोटी दुकान पर 

100.00 
12. पुस्तक , कापी एवं किताब की दुकान पर 

150.00 
13 . मेडीकल छोटा स्टोर 

100.00 
14. मेडीकल बड़ा स्टोर 

200.00 
पेट्रोल पम्प 

2,000.00 
16 . कृषि उपकरण की दुकान 

50.00 
17 . बिजली के सामान की दु0 एवं उ0 की मरम्मत 

200.00 
18. सीमेन्ट की दुकान 

750.00 


250.00 


3,000.00 


1,500.00 
1,000.00 


3,500.00 


1,500.00 


500.00 


350.00 


350.00 


500.00 


600.00 


1,500.00 


1,000.00 


750.00 


700.00 


1,500.00 
5,000.00 


15 . 


200.00 


750.00 


2,000.00 


27 


2,500.00 


400.00 


350.00 


1,000.00 


250.00 


1,000.00 


1,000.00 


450.00 


700.00 


2,000.00 


1,500.00 


300.00 


750.00 


250.00 


500.00 


250.00 


600.00 


1,250.00 


1,000.00 


300.00 


भाग 3 ] 

उत्तराखण्ड गजट , 07 नवम्बर , 2015 ई0 ( कार्तिक 16, 1937 शक सम्वत् ) 
(1 ) ( 2 ) 

(3 ) 
19 . लोहे, सीमेन्ट की सम्मिलित दुकान 

1,000.00 
20 . ऊनी एवं रेशम से बने कपड़ों की दुकान 

50.00 
21 . लोहार एवं बढ़ई की दुकान 

50.00 
22. फेरी व्यवसाय 

500.00 
23. सब्जी विक्रेता 

50.00 
24. इमारती सामान 

200.00 
25 . थोक विक्रेता व कमीशन एजेन्ट 

300.00 
26 . सामान्य मिश्रित दुकान 

150.00 
27 . हकीम , वैद्य , मेडीकल प्रैक्टीशनर 

200.00 
28. डिस एन्टीना एवं केबिल एजेन्ट 

200.00 
29 . ट्रान्सपोर्ट व्यवसाय 

500.00 
30 . फोटो स्टेट मशीन 

50.00 
31 . टेलीविजन एवं रेडियो विक्रेता एवं मरम्मत 

200.00 
32. घड़ीसाज 

50.00 
33 . मोटर मैकेनिक 

100.00 
34. साइकिल मरम्मत 

50.00 
35 . साइकिल विक्रेता 

200.00 
36 . प्रिंटिंग प्रेस 

500.00 
37 . तांबा, पीतल आदि धातुओं से निर्मित सामान की दुकान 

200.00 
38. मिट्टी तेल विक्रेता 

100.00 
स्टेशनरी प्रिंटिंग में उपयोग लाने वाली दुकान 

100.00 
40 . रंग , पेन्ट, चूना आदि की दुकान 

100.00 
41 . स्टोन क्रेसर 

2,000.00 
42 . सीमेन्ट ब्लॉक पर 

1000.00 
मोटर साइकिल एवं स्कूटर व फ्रिज आदि के विक्रेता 
44. 

पी ० सी ० ओ ० पर 
45 . वेल्डिंग की दुकान 

150.00 
46 . अन्य व्यवसाय ( अन्य व्यवसाय) 

150.00 
नवीन प्रस्तावितः 
47 . 

डी ० जे ० 
48 . 

स्टोन करियर 
49. 

हवा मशीन 
50 . कबाड़ , कबाड़ी की दुकान 
51. 

खराद मशीन 
52 . टायर विक्रेता 
53. 

ब्यूटी पार्लर 
54. 

मोबाइल टॉवर 
55 . 

भूसा गोदाम 
56 . 

क्रॉकरी सामग्री 

स्टील, प्लॉस्टिक , फर्नीचर विक्रेता 
58 . डबिंग सेन्टर 
59. 

पैथोलॉजी सेन्टर 


500.00 


39 . 


750.00 


10,000.00 


1,800.00 


3,500.00 


43. 


300.00 


600.00 


350.00 


500.00 


5,000.00 


300.00 


200.00 


500.00 


2,000.00 


350.00 


5,000.00 


600.00 


300.00 


600.00 


57 . 


550.00 


500.00 


28 


[ भाग 3 


600.00 


61. 


10,000.00 


62. 


1,000.00 


63. 


2,500.00 


उत्तराखण्ड गजट , 07 नवम्बर , 2015 ई० ( कार्तिक 16, 1937 शक सम्वत् ) 
(1) ( 2) 

( 3 ) 
60 . 

व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान / ट्रेनिंग सेन्टर 
खनन व्यवसाय पट्टाधारक 
प्राइवेट टैक्सी 
बस 
रेस्टोरेन्ट / ढाबा 
स्वीट हाउस 

सटरिंग 
हड्डी चमड़ा व्यवसाय –जिला पंचायत के प्रस्तावों पर 
बकरियों / भेड़ों के पशु अवशेषों पर 

₹ 5.00 प्रति पशु 
अन्य पशुओं के अवशेषों पर 

₹ 10.00 प्रति पशु 
मृत पशुओं के अवशेषों से उद्योग चलाने पर 

₹ 100.00 प्रति पशु 


64 . 


500.00 


65 . 


300.00 


66 . 


1,000.00 


1 . 


2 . 


₹ 60 प्रति पशु 
₹ 75 प्रति पशु 
₹ 600 प्रति पशु 


3 . 


प्रकाश जोशी 


ई ० जे 0 पी 0 आर्य, 

अपर मुख्य अधिकारी, 
जिला पंचायत , पिथौरागढ़ । 


अध्यक्ष , 
जिला पंचायत, पिथौरागढ़ । 


पी ० एस० यू ० ( आर० ई ०) 45 हिन्दी गजट / 644 - भाग 3-2015 ( कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की । 


पंजीकरण संख्या - यू 0ए0 / डी 0 ओ 0 / डी 0 डी 0 एन0 / 30 / 2015-17 


सरकारी गजट, 

गजट, उत्तराखण्ड 


उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 
रुड़की, शनिवार , दिनांक 07 नवम्बर , 2015 ई0 ( कार्तिक 16, 1937 शक सम्वत् ) 


भाग 8 
सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि 


सूचना 
मैंने धार्मिक कारणों से अपना नाम कबूतर सिंह से बदलकर केशव सिंह कटारिया कर लिया है । भविष्य में मुझे 
इसी नाम से जाना जाये । 
समस्त विधिक औपचारिकताएँ मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं । 

केशव सिंह कटारिया 

पुत्र श्री तुलसी राम, 
ग्राम मजाहिदपुर सतीवाला , 
तहसील भगवानपुर, जिला हरिद्वार । 


. 


पी ० एस ० यू ० ( आर० ई ० ) 45 हिन्दी गजट / 644 - भाग 8-2015 (कम्प्यूटर / रीजियो) । 
मुद्रक एवम् प्रकाशक - अपर निदेशक , राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड , रुड़की । 


263 - ट 


